निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 157) पटना , वृहस्पतिवार , 22 फरवरी 2018 


सं० 8 / स्था0 - 67 / 79 ( खंड) 12 / रा० 
मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग 


संकल्प 

10 जनवरी 2018 
विषय : - मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के अधीन राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु 

समिति का पुनर्गठन । 


भागीय प्रोन्नति 


विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन सम्बन्धी मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग के राजपत्रित पदों पर 
प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प संख्या - 383 / रा० , दिनांक 12. 06. 13 के 
अधीन गठित प्रोन्नति समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप में करने का निर्णय लिया है: 


बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य 


अध्यक्ष 


( 2) 


प्रधान सचिव / सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


सदस्य 


सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि 


सदस्य 


सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति / जनजाति के पदाधिकारी 


सदस्य 


| सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी 


सदस्य 


उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी (प्रभारी राजपत्रित स्थापना) 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


सदस्य 


| (7) | निदेशक, राजभाषा 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 फरवरी 2018 


2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
और उसकी प्रति सम्बद्ध पदाधिकारियों को जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मिथिलेश कुमार, 
अपर सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 157 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


